सेमी नाम की सील 








सेमी नाम की सील 


सिड हॉफ 








चिड़ियाघर में अब जानवरों के खाने का समय था. 


सभी जानवरों को उनका खाना दिया जा रहा था. 





शेरों ने मांस खाया. हाथियों ने घास खाई. 





हद खाया. 


भालू ने श 


बंदरों ने केले खाए. 








"मछलियों के लिए धन्यवाद!" सीलों ने कहा. 


फिर सीलें पानी में कद पड़ी. 


फिर सीलों को खिलाए जाने का समय आया. 


रु 


उनके लिए मछली लेकर गए. 


ऐ५# 


जानसन उन 


मिस्टर 


कुछ ही देर में मछल्रियों की 
टोकरी खाली हो गई. 


"बस इतनी ही मछलियां हैं," 
मिस्टर जॉनसन ने कहा. 


"और मछल्ियां नहीं है." 





"मछलियों के लिए धन्यवाद," सीलों ने कहा. 
"मछलियां बहुत अच्छी थीं," सीलें खुश थीं. 





लेकिन एक छोटी सी सील खुश नहीं थी. 
वो अकेले एक कोने में बैठी थी. 


"में यह जानने को उत्सुक हू कि चिड़ियाघर के 


बाहर की दुनिया कैसी है," छोटी सील ने कहा. 
वो उदास लग रही थी. हि ह 

"में बाहर की दुनिया देखना चाहती हं." 
"क्या बात है सैमी?" मिस्टर जॉनसन ने पूछा. है 





"ठीक है, सैमी," मिस्टर जॉनसन ने कहा. "अलविदा, सैमी," अन्य सीलों ने कहा. 


"तुम एक अच्छी सील हो. तुम जाकर "तुम्हारा समय अच्छा गुजरे.' 


बाहर की दुनिया ज़रूर देखो." "अलविदा," सैमी ने कहा. 





"तुम कहाँ जा रही हो?" ज़ेबरा ने पूछा. 


"मैं बाहर घूमने जा रही हूँ " सैमी ने कहा. "बाहर का मज़ा लो," हिप्पो ने कहा. 





सैमी चली, और चली और चली. 
उसे यह पता नहीं था कि वो पहले क्‍या देखे. 


"लेकिन, जल्दी वापस आना," जिराफ ने कहा. 








"वो जरूर शहर से बाहर की सील होगी," 
एक आदमी ने कहा. 


सैमी ने सब कुछ देखा. 


ध्् 


"अूकतनकका | 


६५०॥/४४/१९५१॥५ 
है के 





"यह कौन सी सड़क है?" एक आदमी ने पूछा. "मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब 


"मैं यहाँ खुद एक अजनबी हूँ " सैमी ने कहा. खाने का समय है," सैमी ने कहा. 





"तुम्हारा फर कोट बहुत प्यारा हे 

एक महिला ने कहा. "काश मुझे कुछ पानी मिलता. 

"तुमने यह कहाँ से खरीदा?" मुझे गर्मी लग रही है. मैं तैरना चाहती हूँ," 
मैं इसी के साथ पैदा हुई थी," सैमी ने कहा. सेमी ने कहा. 


पालतू जानवरों की दुकान 








"हमें खेद है. इस ताल में तुम्हारे लिए "और यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है," 
कोई जगह नहीं है," पक्षियों ने कहा. सुनहरी मछल्नियों ने कहा. 





"यहाँ से दूर रहो," पुलिसकर्मी ने कहा. "अरे! वो एक अच्छी जगह है!" 
सैमी ने कहा. 


"तुम वहां तैर नहीं सकती हो." 


१% 84 ) । $ ७ 9॥$ 9१३ ॥ ३ ९१% 
की ० कक ५ । 
“ न मे 





"मेरे स्‍्मान-टब में कौन है?" "मुझे माफ़ करें," सैमी ने कहा. 
एक आदमी चिल्लाया. वो वहां से तुरंत चली गई. 


ग्रमिण् ५०, है 
बात ्ज [ ॥ 


५ ह न " 
__ "अभि 4 


की 
०. 
नर 

द 
] 
3] 


। 


: 
डर 
। ४५ 
हि हे “ 





बाहर कुछ बच्चे खड़े थे. "स्कूल का. तुम्हें क्या लगता है?" 
एक लड़के ने पूछा. 


सैमी भी उनके साथ लाइन में लग गई. 
सैमी ने कहा, "स्कूल मजेदार होगा. 


"हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं?" 
सैमी ने पूछा. मैं भी स्कूल जाऊंगी." 





से शब्द बनाए. 


ब्लॉक 


ढ 


बच्चों ने लकड़ी के 


टीचर का उस समय ध्यान 
कहीं और था. सैमी बैठ गडई. 





"ठीक है, बच्चों. अब हम सब मिल्रकर 
सैमी भी पढ़ना सीखना चाहती थी. एक गीत गाएंगे," टीचर ने कहा. 





"आवाज़ अच्छी है," टीचर ने कहा. 


"लेकिन तुम में से कोई बच्चा, बहुत ज़ोर 


बच्चों की आवाज अच्छी थी. से गा रहा है - किसी सील की तरह." 





"क्या वो तुम हो, जॉय?" टीचर ने पूछा. "क्या यह तुम हो, हेलेन?" टीचर ने पूछा. 


"नहीं," जॉय ने कहा. "नहीं," हेलेन ने कहा. 





"क्या यह तुम हो, डोरोथी, रॉबर्ट, फ्रेड, जोन, 
या एग्नेस?" "फिर तुम ही होगी," टीचर ने सैमी को 





"कृपया मुझे यहां रहने दें," सैमी ने विनती की. 


"मुझे खेद है. यह स्कूत्र सिर्फ लड़कों और मैं अच्छी तरह से सीखूगी.' 
लड़कियों के लिए ही है." "ठीक है. तुम यहाँ रह सकती हो," टीचर ने कहा. 





वो अपनी मेज पर बैठ गई और 
टीचर की ओर देखने लगी. 


उसने पढ़ना सीखा. 





"और अब खेलने का समय है," टीचर ने कहा. 


कौन-कौन बच्चे, खेलना चाहते हैं?" 
"हम सभी," बच्चों ने कहा. 


उसने लिखना सीखा. 











रु 


"गेंद, जमीन को नहीं छनी चाहिए," 


सैमी की टीम चिल्लाई. 


उन्होंने गेंद नेट पर फेंकी. 


"कोई गेंद को पकड़े." 


दूसरी टीम के एक लड़के ने भी गेंद को अपनी 
नाक से पकड़ने की कोशिश की. 





"लड़कों को गेंद अपने हाथों से पकड़ना चाहिए," 
सैमी ने अपनी नाक से गेंद पकड़ी! टीचर ने कहा. 


सेमी ने अपने फ्लिपर्स से गेंद 
को पकड़ने की कोशिश की. 


"सील को गेंद अपनी नाक से ही 
पकड़ना चाहिए," टीचर ने कहा. 





गेंद, ऊपर और नीचे गई, 


गेंद, एक तरफ से दूसरी तरफ गई. 
अंत में टीचर ने सीटी बजाई. 
"कौन जीता?" बच्चों ने पूछा. 
"खेल, बराबर रहा," टीचर ने कहा. 


सब बच्चे खुश थे. 











फिर घंटी बजी. स्कूल खत्म हो गया. 

"क्या तुम कल भी स्कूल आओगी?" 
बच्चों ने पूछा. 

"नहीं," सैमी ने कहा. 


"स्कूल मजेदार है, 

लेकिन मैं चिड़ियाघर में रहती हूं 
में सिर्फ यह जानना चाहती थी 
कि बाहर की दुनिया कैसी है. 
अब मुझे वापस जाना होगा." "हम तुमसे मिलने आएंगे." 


"अलविदा, सैमी," बच्चों ने कहा. 


"जरूर," सैमी ने कहा. 









“कि है १3 


श्र 7/» |) 


(बज । 8० _+औीपी3पजएऑडससटा. +० बम ७० #0#7 -# अत 5 आकर +-+तध्य सके फ -॥ +जी “तक 
(६. “#" हु +--+ मर मछट ् 
००. २५ डआकआ+७ ॥$ 
। हर न, ..  च<»अआआआ 
_अन्बकरान+-. ॥ "५३%" के 
का 





"चिड़ियाघर में तुम्हारा स्वागत है, सैमी," 


सैमी चिड़ियाघर पहुँचने की जल्दी में थी. मिस्टर जॉनसन ने कहा. 
उसके पास अन्य सीलों को बताने के लिए "मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई हो. 


अब बहुत सारी कहानियां थीं. तुम रात के खाने के समय पर आई हो." 


समाष्त 





"चिड़ियाघर जैसी कोई जगह नहीं है," 
सैमी ने कहा. 


